रजिस्तो सं० डी . एल. --- 330045 


REGD. NO D . L ...- 33004/ 95 


भारत की राजपत्र 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग IF-- - खण्ड ..---- उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3...- Sub -Section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


म . 558 ] 
No . 558 ] . 


नई दित्ती , सोमवार , सितम्बर 25 , 1995 / आश्विन 3, 1917 
NEFT DELHI , MONDAY , SEPTEMBER 25 , 1995 / ASVINA 3 , 1917 


नागरिक पूर्ति, उपमोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 


आदेश 
नई दिल्ली , 25 सितम्बर, 1995 


का . आ . 808 M .. - बाट और माप मानक सामान्य नियमावली , 1987 के नियम 18, 19 और 20 के साथ पठित 
बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ₹1976 का 608 की धारा 22 के परन्तुक दारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते 
हुर , केन्द्रीय सरकार एतद्द रा मैसर अग्रवाल इंटरनेशनल , 25 / 75 - ए , गली नं . 15 , विश्वास नगर , दिल्ली - 110032 को इस 
आदेश के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु केवल निर्यात के उद्देश्य से निम्नलिखित अमानक बाटो और मापो के 
विनिर्माण की अनुमति देती है, अर्थार : 


81 है सजावटी घरेलू तराजू काउंटर मशीन टाइप । 


यह अनुमति निम्नलिबित निबंधन और शर्तों के अधीन है , अर्थात् : 


है । हूँ ऊपर 

यथाविनिर्दिष्ट निर्यात हेतु विनिर्मित कोई भी अमानक बाट और अथवा माप भारतीय क्षेत्र के 
भीतर बेचा या अन्याया विर्तारत नहीं किया जाएगा । 


828 फर्म , पंर्चाग वर्ग के अन्त में अपने दारा निर्यात किए गए अमानक बाटो और मापो के परिमाण के बारे में विवरण 
तथा जिन व्यक्तियों को निर्यात किया गया है , उनके ब्यौरे केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी । ... 


838 फर्म , अपने द्वारा विनिर्मित ऐसे अमानक बाटो और मापो की संख्या , निर्यातित बाटों और मापों की संख्या तथा 
स्टॉक में मौजूद या उत्पादन के अधीन बाटो और मापो की संख्या के संबंध में एक मासिक रिकॉर्ड रखेगी । इस प्रकार 
. रखा गया रिकॉई केन्द्रीय सरकार द्वाग, उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जांच हेतु उपलब्ध रखा जाएगा । 


[ मिसिल सं . डब्लू. एम .- 20828 / 95 ] 

राजीव श्रीवास्तव , संयुक्त सचिव 


2348 GI / 95 


- 


( 1 ) 


( 1 ) 


